. 


- 


" 


- 


.. 


- 


- 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


REGISTERED No. DL - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . १ ] 
No. 9 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 14 , 2013 /पौष 24 , 1934 
NEW DELHI,MONDAY JANUARY 14, 2013/ PAUSA 24 , 1934 


[ रा , रा, रा . क्षे. दि . सं. 243 

IN. C. T. D . No. 243 


भाग -IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENTOFTHE NATIONAL CAPITAL TERRITORYOFDELHI 


राजस्व विभाग 

अधिसूचनाएं 
दिल्ली, 14 जनवरी, 2013 


फा , सं . 1( 742 ) / जी . ए. / स्थ . / उपा . / रा. श. / 2012/ 2988 . - कुमारी पूजा जैन , भा. प्रा . से. ( परिवीक्षार्थी) , श्री दानिश अशरफ , 
भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी ) और श्री रवि धवन , भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 42 सप्ताह के लिए अयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ 
में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला उत्तर, दक्षिण - पश्चिम तथा दक्षिण में उप - मण्डलीय दण्डाधिकारी का कार्यभार 
18 - 03 - 2013 से 30 - 04 - 2013 तक संभालेंगे । अतः 
( 1 ) फा . सं . 1( 742 ) / जी . ए. / स्थ . / उपा. / रा . श ./ 2012 / 2988. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू - राजस्व 

अधिनियम, 1887 ( 1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17 ) की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुमार पूजा जैन , भा . प्रा . से. ( परिवीक्षार्थी) , 
श्री दानिश अशरफ , भा. प्र. से. ( परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन , भा . प्रा . से. ( परिवीक्षार्थी) को कथित क्षेत्र में उस समय तक सहायक 
कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय 

दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते हैं । 
( 2 ) फा . सं . 1( 742 ) / जी . ए . / स्थ , / उपा . / रा , श, / 2012 / 2988, - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश 

भू - राजस्व अधिर्धा यम , 1901 ( 1901 का पंजाब अधिनियम संख्या 03 ) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शतियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा कुमारी पूजा जैन , भा. प्र. से . 
( परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ , भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा. प्रा .से. ( परिवीक्षार्थी) को कथित क्षेत्र में उस 


220 DG/13 


( 1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


N 


समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में 
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते हैं । 


( 3 ) फा . सं . 1( 742 ) / जी . ए. / स्थ . / उपा. / रा . श. / 2012 / 2988. - दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम , 1954 ( 1954 का अधिनियम 

संख्या 12 ) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा ( 1 ) कुमारी पूजा जैन , भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) , ( 2 ) श्री दानिश अशरफ , भा. प्रा . से. ( परिवीक्षार्थी ) 

और ( 3 ) श्री रवि धवन , भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) को कथित क्षेत्र में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व 
सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियां अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें 
से जो भी पहले हो , प्रदान करते हैं । 


( 4 ) फा . सं. 1( 742 ) / जी . ए./ स्थ . / उपा. / रा. श./ 2012 / 2988. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा यथा लागू उत्तरी भारत नहर 

तथा जल निकास अधिनियम , 1873 ( 1873 का अधिनियम संख्या 02 ) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कलैक्टर की सभी 
शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये ( 1 ) कुमारी पूजा जैन , भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) , ( 2 ) श्री दानिश 
अशरफ , भा . प्र. से. ( परिवीक्षार्थी ) और ( 3 ) श्री रवि धवन , भा. प्रा . से. ( परिवीक्षार्थी ) को कथित क्षेत्र में उस समय तक कलैक्टर की 
शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत 

हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते हैं । 
( 5 ) फा . सं. 1 ( 742 ) / जी . ए. / स्थ . / उपा. / रा. श ./ 2012 / 2988. - दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम , 1954 के अधिनियम संख्या 8 की 

धारा 3 के खड 19ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की 
अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए ( 1 ) कुमारी पूजा जैन, भा . प्रा. से . 
( परिवीक्षार्थी ) , ( 2 ) श्री दानिश अशरफ , भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) और ( 3 ) श्री रवि धवन , भा . प्रा . से. ( परिवीक्षार्थी) को कथित क्षेत्र 
में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियां को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व 
विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते हैं । 


( 6 ) फा . सं . 1( 742 ) / जी . ए. / स्थ . / उपा . / रा . श . / 2012 / 2988 . - पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी तथा विखंडन रोक - थाम ) 

अधिनियम , 1948 ( 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा ( 1 ) कुमारी पूजा जैन , भा. प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) , ( 2 ) श्री दानिश 
. .. अशरफ , भा. प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) और ( 3 ) श्री रवि धवन, भा. प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) को कथित क्षेत्र में उस समय तक बन्दोबस्त 

अधिकारी ( चकबन्दी ) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय 
दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो , नियुक्त करते हैं । 


( 7 ) फा . सं . 1( 742 ) / जी . ए. / स्थ . / उपा. / रा . श . / 2012 / 2988. - दिल्ली भूमि जोत ( सीमाबंदी ) अधिनियम , 1960 ( 1960 का 

अधिनियम संख्या 24 ) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
उक्त अधिनियम के अंतर्गत कथित क्षेत्र में उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने 

) कमारी पजा जैन , भा. प्रा . से. ( परिवीक्षार्थी) , ( 2 ) श्री दानिश अशरफ , भा. प्र. से . ( परिवीक्षार्थी) और ( 3 ) श्री रवि 
धवन , भा . प्रा. से. ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय 
दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो , प्राधिकृत करते हैं । 

REVENUE DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 14th January , 2013 


F . No. 1 ( 742)/GA /Estt ./DC / R /P ./ 2012 / 2988. - Consequent upon joining in Revenue Department for 42 weeks 
district training programmeMs. Pooja Jain , Shri Danish Ashraf and Shri Ravi Dhawan , IAS Probationers shall perform 
various functions as Sub -DivisionalMagistrate in District North , South -West and South Respectively w .e.f. 18 -3 -2013 to 
30 - 04 - 2013. Now, therefore : 


(1 ) E. No. 1 (742 )/GA /Estt./DC / R /P ./ 2012 /2988 . -— In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of 

Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National 


PARTIV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Capital Territory ofDelhi, the Lt. Governorof National Capital Territory of Delhihereby confers upon (1)Ms. 
Pooja Jain , IAS (Probationer) (2 ) Shri Danish Ashraf, IAS (Probationer ) and (3 ) Shri Ravi Dhawan , IAS 
(Probationer ), the power of Assistant Collector, 1st Class under the said Act in the said territory w .e. f. the date 
of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is earlier. 


(2 ) F. No . 1 (742 )/GA/Estt./DC /R /P./2012 /2988 . In exercise ofthe powers conferred by Sub - section ( 1) of Section 

15 read with Section 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 ( Act No. III of 1901) as extended to the 
National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) 
Ms. Pooja Jain , IAS (Probationer) (2 ) ShriDanish Ashraf, IAS (Probationer ) and (3) Shri RaviDhawan , IAS 
(Probationer) as Assistant Collector, 1st Grade under the said Act in the said territory , as confers upon them 
all the powers of Collector under the said Act in the said territory w .e.f. the date of assumption of charge and so 
long as they hold the post of Sub -Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders 
whichever is earlier. 


(3 ) F. No. 1(742)/GA /Estt./DC/R /P./2012/2988. . In exercise of the powers conferred by Sub -Section ( 1) of within 

the National Capital Territory of Delhi, of Section 7 read with Section 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 
(Act No. 12 of 1954 ) the Lt. Governor ofNational Capital Territory of Delhi hereby appoints ( 1) Ms. Pooja Jain , 
IAS (Probationer ) ( 2 ) ShriDanish Ashraf, IAS ( Probationer ) and ( 3 ) Shri Ravi Dhawan , IAS (Probationer) as 
Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the said territory and confers upon them all the powers 
of Collector under the said Act in the said territory w , e.f. the date of assumption of charge and so long as they 
hold the post of Sub -Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier . 


(4 ) F. No. 1( 742 )/GA/ Estt./DC /R / P./2012 /2988 . - In exercise of the powers conferred by Section 4 read with 

Clause 6 ofthe Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in 
the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby 
appoints ( 1) Ms. Pooja Jain , IAS (Probationer) ( 2) Shri Danish Ashraf, IAS ( Probationer ) and ( 3) Shri Ravi 
Dhawan , IAS ( Probationer ) as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said 
Act in the said territory w .e. f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub 
Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier. 


(5 ) F. No. 1(742 )/GA / Estt./DC /R /P ./2012/ 2988 . -- In exercise of the powers conferred by clause 19- A of Section3 

of the Delhi Land ReformsAct , 1954 ( Act No. 8 of 1954 ) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi 
hereby empowers (1) Ms. Pooja Jain , IAS (Probationer) (2 ) Shri Danish Ashraf, IAS (Probationer) and (3) Shri 
Ravi Dhawan , IAS (Probationer ) as Assistant Collector, 1st Class to perform the function ofRevenue Assistant 
described in the Schedule I as appended to the said Act in the said territory w .e.f. the date of assumption of 
charge and so long as they hold the post of Sub -DivisionalMagistrate in the RevenueDepartmentor till further 
orders whichever is earlier. 


(6 ) E.No. 1(742 )/GA / Estt./DC/ R /P./2012/2988. -Inexercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 

20 ofEast Punjab Holdings ( Consolidation & Prevention ofFragmentation ) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948 ) as 
enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint (1) Ms. Pooja lain , IAS (Probationer) ( 2 ) Shri Danish Ashraf, IAS (Probationer) and (3 ) Shri 
RaviDhawan , IAS ( Probationer) as Settlement Officer ( Consolidation ) for the purpose of the aforesaid Act in 
the said territory w .e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub - Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier . 


( 7) F. No. 1 ( 742 )/GA/Estt. /DC/ R / P ./ 2012 / 2988 .- In exercise of the powers conferred by Clause (c ) of the Section 

2 of the DelhiLand Holding (Ceiling ) Act, 1960 (F . No. 24 of 1960 ) the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi, is pleased to authorize ( 1) Ms. Pooja Jain , IAS (Probationer ) (2 ) Shri Danish Ashraf, IAS ( Probationer) 
and (3 ) Shri Ravi Dhawan , IAS ( Probationer ) to perform the function of the Competent Authority under the said 
Act in the said territory to which the provisions of the said Act are applicable w .e.f. the date ofassumption of 
charge and so long as they hold the post of Sub -Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further 
orders whichever is earlier. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PARTIV 


सं . फा . 7( 34 ) / राजस्व / जी . ए. / राज. श. / तह./ 2012 / 2987. - सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 538 दिन 
के संदर्भ में श्री विनोद कुमार धतरवाल, ग्रेड -I ( दास ) ने दिनांक 1 - 11 - 2012 ( पूर्वाह्न ), को तहसीलदार ( मॉडल टाउन ) जिला उत्तर का 
कार्यभार संभाल लिया है । अत:---- 
( 1 ) सं. फा . 7( 34 ) / राजस्व / जी . ए./ राज . श. / तह./ 2012 / 2987 . - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू - राजस्व 

अधिनियम , 1887 की उप - धारा 27/1/ बी ( 1887 अधिनियम संख्या 17 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार धतरवाल , ग्रेड -I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं 
जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक 
कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


( 2 ) सं. फा . 7 ( 34 ) / राजस्व / जी . ए. / राज. श. / तह. / 2012 / 2987. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर - प्रदेश 

भू - राजस्व अधिनियम , 1901 की धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उप - राज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार धतरवाल , ग्रेड-I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व 
विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय 

श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 
( 3 ) सं . फा . 7( 34 ) / राजस्व / जी . ए./ राज . श. / तह. / 2012/ 2987 . - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब 

जोत ( चकबंदी एवं विखण्डन रोक - थाम ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का अधिनियम सं . 50 ) की धारा 14 की उप- धारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार धतरवाल, ग्रेड -I ( दास ) 
को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों 

तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियों व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
( 4 ) सं. फा. 7( 34 ) / राजस्व / जी .ए./ राज . श./ तह./ 2012 /2987. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली 
. . . . . . भू - राजस्व अधिनियम , 1954 ( 1954 अधिनियम संख्या 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार धतरवाल, ग्रेड -I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं 
जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक 

कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 

F. No. 7 (34 )/REV./GA/Rev. P./ Teh ./2012 /2987.- - In pursuance of Services Department s Order No . 538 dated 
3 - 10 -2012 , Shri Vinod Kumar Dhatrawal ,Grade- I (DASS ) has jointed as Tehsildar (Model Town), Distt. North on 1-11-2012 
( F/ N) Now, therefore : 

( 1) F. No. 7 ( 34 )/REV./GA/Rev. P ./ Teh ./2012 /2987. — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 

section (1) of Section 27 of Punjab Land Revenue Act , 1887 (Act No . XVII of 1887) as enforced in the National 
Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby pleased to confer 
upon Sh . Vinod KumarDhatrawal, Grade -I (DASS ) the power of Assistant Collector, Grade - II under the said 
Act in the said territory , w .e. f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the 

Revenue Department or till further orders whichever is earlier. 
( 2 ) F. No. 7 (34)/ REV./ GA/ Rev. P./ Teh./ 2012/ 2987. - Inexercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 

Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Teriitory of Delhi, 

the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Vinod Kumar Dhatrawal, 
: Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory , w.e.f. date of 

assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further 

orderswhich ever is earlier . 
(3 ) F. No. 7 ( 34 )/REV./GA / Rey, P ./ Teh ./2012 /2987. - In exercise ofthe powers conferred by sub -section ( 2) of 

Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention ofFragmentation ) Act, 1948 (Act No. 50 
of 1948 ), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi hereby appoints Sh . Vinod Kumar Dhatrawal, Grade-I (DASS) as Consolidation Officer in the said 
territory , for the purpose of the aforesaid Act, w .e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the 
postof Tehsildar in the Revenue Department or till further orderswhichever in earlier. 
F . No. 7 (34V/REV./GA /Rev. P. /Teh . /2012 /2987. — In exercise of the powers conferred by Section 77 of Delhi 
Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954 ), the Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased 
to confer upon Sh . Vinod Kumar Dhatrawal, Grade- I (DASS ) the powers of Assistant Collector, Grade- II under 
the said Act in the said territory , w .e .f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of 
Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlicr. 


- 


[PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


सं. एफ . 11/ 10 / 2000 / रा. / मं आ . /पार्ट फाईल II / 2986. - दिल्ली भू- राजस्व अधिनियम , 1954 की धारा 7 ( 1954 का 
अधिनियम 12 ) एवं उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 ( 1901 का उ. प्र. अधिनियम 3 ) जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
में लागू है और पंजाब भू - राजस्व अधिनियम , 1887 की धारा 27( 1 ) बी , जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उप - राज्यापाल , सहकारी समिति विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को जो कि सहायक पंजीयक के 
पद पर जब तक वे सहकारी विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार में अपने पद पर बने रहते हैं या अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो 
उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दिल्ली सहाकारी विभाग से संबंधित दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम , 2003 के 
अन्तर्गत भू - राजस्व की बकाया ऋण वसूली के लिए सहायक कलैक्टर ग्रेड - 1 एवं वसूली अधिकारी नियुक्त करते हैं । 


- 


- 


क्र . सं. अधिकारी का नाम 


पद 


1. श्री आर. एस . कृष्णन , तदर्थ दानिक्स 


सहायक पंजीयक 


2. श्री अशोक कुमार वर्मा, तदर्थ दानिक्स 


सहायक पंजीयक 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उप - राज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर , 


कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव ( राजस्व )/ उपायुक्त (मुख्यालय ) 


F . No. 11 ( 10 )/ 2000 /Rev./DC ./Part File II/ 2986 . - In exercise of the Powers conferred by Section 7 of the Delhi 
Land Revenue Act, 1954 and Section 15 of the UttarPradesh Land Revenue Act, 1901 ( UP Act III of 1901) as extended to the 
National Capital Territory of Delhi and clause (b ) of sub -section (1 ) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 , as 
extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
appoints the following Officers working as Asstt . Registrar in the Co -operative Societies, Department of the Govt. of NCT 
of Delhi, as Assistant Collector Gr.-I and Recovery Officer under the said Acts for the purpose of recovery of such 
amount(s) is recoverable as arrears of Land Revenue under the Delhi Co -operative Societies Act, 2003 , so long as they 
hold the post in the Department of Co -operative Societies or till further orders, whichever is earlier. 


Sl. No. Name of the Officer 


Designation 


___ 1. 


Sh. R. S. Krishnan, Ad hoc DANICS 


Assistant Registrar 


2. 


Sh . Ashok Kumar Verma, Ad hoc DANICS 


Assistant Registrar 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

ofNational Capital Territory ofDelhi, 


KULDEEP SINGHGANGAR, Spl. Secy . ( Revenue)/ Dy. Commissioner ( HQ ) 


22083/ 13 - 2 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054, 2013 


